सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 35 राँची, गुरुवार , 


16 जनवरी , 2020 ( ई ०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


01 जनवरी , 2020 


संख्या -1 / पी०-103/ 2016 का०- 03 विभागीय अधिसूचना संख्या-9504 दिनांक 28.11.2019 
द्वारा सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह , 
भा.प्र.से. ( झाः 1995 ) ( अतिरिक्त प्रभार-सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड 
तथा प्रबंध निदेशक, JUIDCO ) को दिनांक -01.01.2020 के प्रभाव से भा.प्र.से. के अधिसमय से ऊपर के 
वेतनमान 
(Level -15-182200-224100 ) में प्रोन्नति दी गयी है । 

श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान सचिव , नगर विकास एवं 
आवास विभाग, झारखण्ड एवं अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी 
विभाग, झारखण्ड तथा प्रबंध निदेशक, JUIDCO के रूप में बने रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 16 जनवरी, 2020 
संख्या-1/ पी0-103/2016 का०- 04 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -9506 दिनांक 28.11.2019 
द्वारा सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री नितीन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से. ( झाः 1995) को दिनांक -01.01.2020 के प्रभाव से भा.प्र.से. के 
अधिसमय से ऊपर के वेतनमान (Level -15-182200-224100 ) में प्रोन्नति दी गयी है । 


श्री कुलकर्णी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा 
शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 35 -- 50 


